निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 82 ) 


5 चैत्र 1931 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार, 26 मार्च 2009 


सं0 - 3ए - 2- वे0पु0 - 04 / 08 / 2358 वि० ( 2 ) 

वित्त विभाग 


संकल्प 

25 मार्च 2009 
विषय - षष्ठम् केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार के 

कर्मियों को औपबंधिक रूप से पुनरीक्षित वेतन एवं बकाया वेतन भुगतान हेतु निर्गत वित्त 
विभाग के संकल्पों में आंशिक संशोधन करने के संबंध में । 

उपरोक्त विषय के संबंध में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने वित्त विभागीय 
संकल्प सं0 -362, दिनांक - 17 . 01 .2009 की कंडिका- 15 एवं संकल्प संख्या 11151, दिनांक 
31 . 12.2008 की कंडिका- 2 में पटना उच्च न्यायालय के कर्मियों पर उक्त संकल्पों में निहित 
प्रावधानों के लागू नहीं होने संबंधी निर्णय को विलोपित करते हुए , पुन : यह निर्णय लिया है कि 
उक्त संकल्पों द्वारा लागू किए गए प्रावधान , माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना 
की अनुमति से पटना उच्च न्यायालय के कर्मियों पर भी लागू होंगे। 

(2 ) तदनुसार वित्त विभाग के संकल्प सं0 - 362 , दिनांक -17. 01 .2009 की कंडिका - 15 एवं 
संकल्प संख्या 11151 , दिनांक -31. 12. 2008 की कंडिका -2 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे , 
अर्थात संकल्प सं0 - 10932, दिनांक -24.12. 2008 एवं संकल्प सं0 -362, दिनांक - 17 .01. 2009 के 
प्रावधान पटना उच्च न्यायालय के कर्मियों पर भी लागू होंगे । 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 26 मार्च 2009 


( 3 ) इसमें राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति एवं भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त 
है । भारत निर्वाचन आयोग का निदेश है कि इसका कार्यान्वयन बिना किसी धूम- धाम ( Fanfare ) 
एवं बिना किसी प्रचार -प्रसार ( Media Publicity ) के किया जाय । 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित 
किया जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरूनीश चावला , 
अपर वित्त आयुक्त । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 82 -571 +10- डी0टी0पी0 । 


